निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


9 फाल्गुन 1938 ( श0 ) 
( सं0 पटना 161 ) पटना , मंगलवार , 28 फरवरी 2017 


निबंधन, उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग 


अधिसूचना 

24 अक्तूबर 2016 
सं0 V / ई1 - 102 / 2015- 5467 — विभागीय अधिसूचना संख्या -4349 दिनांक 15. 09 .2016 द्वारा 14 अवर 
निरीक्षक उत्पाद को निरीक्षक उत्पाद के पद पर प्रोन्नति दी गई है । उक्त अधिसूचना द्वारा अधोलिखित नवप्रोन्नत 
निरीक्षक उत्पाद को उनके नाम के सामने कॉलम - 4 में अंकित जिला में अगले आदेश तक पदस्थापित किया जाता है: 


क्र० 


नाम 


वर्तमान पदस्थापन 


पदस्थापित जिला 


2 


3 


पूर्णियाँ 


जहानाबाद 


नवादा 


रोहतास 


अरवल 


पूर्णियाँ 


मोतिहारी 


अरवल 


5 


श्री निरंजन कुमार झा 
श्री सच्चिदानंद भारती 
श्री शंकर कुमार सिंह 
श्री राजकुमार 

श्री मनोज कुमार मनोज 
| श्री एकरामुल हक 
श्री सुमन कुमार सिंह 

श्री दुर्गेश कुमार 
| श्री रविन्द्र कुमार सिंह 


किशनगंज 


पटना 
गया 


। 


लखीसराय 


____ 7 

8 


मोतिहारी 
शेखपुरा 
भोजपुर 
कैमूर 


सी0डी0एफ0 


नवादा 


बिहार गजट ( असाधारण ) , 28 फरवरी 2017 
वर्तमान पदस्थापन 

पदस्थापित जिला 


क्र0 


नाम 


3 


10 श्री धीरेन्द्र प्रसाद श्रीवास्तव 

सहरसा 

सारण 
श्री विजय कान्त ठाकुर 

मुजफ्फरपुर 

शिवहर 
श्री मनोज कुमार 

बक्सर 

मुजफ्फरपुर 
___ 13 श्री रामप्रीति कुमार 

कैमूर 

गया 
| 14 श्री दीपक कुमार मिश्र 

सारण 

पटना 
2. यह आदेश तत्कालिक प्रभाव से लागू होगा । 

3. उपर्युक्त नव पदस्थापित निरीक्षक उत्पाद पदस्थापित कार्यालय में शीघ्र योगदान कर अपना योगदान 
प्रतिवेदन विभाग को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे । 

बिहार - राज्यपाल के आदेश से , 


अभय राज , 
सरकार के विशेष सचिव । 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 

बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 161 -571 + 10 - डी0टी0जी0 । 

Website: http:// egazette. bih. nic .in 


